Regd . No . CHD/ 0093/ 2015 - 2017 


M 


सत्यमेव जयते 


SION 


कार 
. 


40 


VT 
OV 


IRVAN 


HAR 


Haryana Government Gazette 

EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 25 - 2017 /Ext]OCHANDIGARH , WEDNESDAY , FEBRUARY 8 , 2017 (MAGHA 19 , 1938 SAKA) 


हरियाणा सरकार 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग 

__ अधिसूचना 

दिनांक 8 फरवरी, 2017 
संख्या 18 / 20 / 2017 - 3क1. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम , 1973 (1973 का अधिनियम 24 ), की धारा 4 की 
उपधारा ( 1) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना संख्या 4 / 71 / 2016 – 3क1 , दिनांक 03.05. 2007 में यथा परिनिश्चित वर्तमान 
सीमा और नीचे दी गई अनूसूची में यथा विनिर्दिष्ट अब प्रस्तावित सीमा के क्षेत्र को जिला कुरुक्षेत्र की नगरपालिका, लाडवा में 
सम्मिलित करने का अपना आशय घोषित करते हैं । 

उक्त नगरपालिका के स्थानीय क्षेत्र, जिसके सम्बन्ध में यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, का कोई भी निवासी जिसे 
उक्त प्रस्तावित क्षेत्र के सम्मिलित किये जाने पर आपत्ति है, अपने आक्षेप, यदि कोई हो , इस अधिसूचना के राजपत्र में 
प्रकाशित होने की तिथि से छ: सप्ताह की अवधि के भीतर उपायुक्त, कुरुक्षेत्र के माध्यम से प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़ को लिखित में भेज सकता है । इस अवधि के समाप्त होने उपरान्त राज्य सरकार ऐसे 
आक्षेपों पर विचार नही करेगी । 

सीमाओं की अनुसूची 
उत्तर: - प्रस्तावित नगरपालिका की सीमा धनौरा जाटान की मुस्तील नम्बर 73 खसरा नं0 10 से शुरू होकर पूर्व दिशा की 
तरफ एक सीध में चलते हुये मुस्तील नं0 71 खसरा नं0 6 / 1 तक फिर नीचे की तरफ दक्षिण दिशा में एक सीधी लाईन में 
चलते हुये राक्षी चौतांग को पार करते हुये डेरा गांव के मुस्तील नं0 22 , खसरा नं0 11 तक फिर पूर्व की तरफ मुडकर एक 
सीध में चलते हुये मुस्तील नं0 22 खसरा नं0 2 तक फिर नीचे की तरफ दक्षिण दिशा में एक सीधी लाईन में चलते हुये 
मुस्तील नं0 22 खसरा नं0 13 तक फिर पूर्व की तरफ मुडकर एक सीध में चलते हुये मौजा बन के मुस्तील नम्बर 44 खसरा 
नं0 15 तक । 

( 337 ) 


338 


HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA.), FEB. 8 , 2017 ( MAGH. 19 , 1938 SAKA) 


पूर्वः - मौजा बन के मुस्तील नम्बर 44 खसरा नं0 15 से शुरू होकर दक्षिण तरफ एक सीध में चलते हुये एस. के. रोड को पार 
करते हुये मुस्तील नम्बर 68 खसरा नं0 25 तक फिर पश्चिम की तरफ मुड़कर मौजा बन मुस्तील नं0 84 खसरा नं0 3 तक 
उसके बाद दक्षिण की तरफ मुडकर एक सीध में चलते हुये मौजा बुढा के मुस्तील नम्बर 9 खसरा नं0 13 तक फिर पूर्व की 
तरफ मुड़कर मुस्तील नं0 9 खसरा नं0 15 / 2 तक फिर दक्षिण की तरफ मुडकर मौजा बुढा के मुस्तील नं0 23 खसरा न0. 16 
तक उसके बाद फिर पश्चिम की तरफ मुड़कर बपदी गांव की सीध के साथ - साथ एक सीध में चलते हुये मौजा बुढ़ा के 
मुस्तील नं0 8 खसरा नं0 19 पर मिलती है । 
दक्षिण: - मौजा बुढा के मुस्तील नं0 8 खसरा नं0 19 से शुरू होकर पश्चिम दिशा की तरफ लाडवा मौजा की सीमा के 
साथ - साथ लाडवा इन्द्री रोड पार करके मौजा बपदा के मुस्तील नं0 8 खसरा नं0 10 / 2 तक फिर नीचे की तरफ इन्दी रोड 
के साथ - साथ फिर खसरा नं0 8 / / 10 / 2, 8 / / 11 / 1, 8 / / 16 / 1, 8 / / 21 तथा 17 / / 1, 17 / / 10, 17 / / 11, 
17 / / 20, 17 / / 21 में होकर गुजरते हुये फिर पश्चिम की तरफ मुडकर मुस्तील नं0 7 खसरा नं0 25 / 2 से 21 तक फिर 
नीचे की तरफ चलकर हदुद पथ्थर मौजा बडाचपुर, लाडवा तथा बपदा पर टकराती है फिर हदुद पथ्थर से शुरू होकर लाडवा 
मौजा की सीमा के साथ - साथ बडाचपुर रोड को पार करके राक्षी चौतांग पर लाडवा मौजा के मुस्तील नं0 46 खसरा नं0 5 
पर मिलती है । 
पश्चिम: - मौजा लाडवा के मुस्तील नं0 46 खसरा नं0 5 से शुरू होकर नीचे की तरफ राक्षी चौतांग नाले के साथ - साथ 
मौजा निवारसी के मुस्तील नं0 111 खसरा नं0 17, 18 तक फिर उत्तर की तरफ एक सीध में चलते हुये लाडवा पिपली रोड 
को पार करके मौजा निवारसी के मुस्तील नं0 69 खसरा नं0 8 तक फिर मुडकर मौजा लाडवा की सीमा व राक्षी चौतांग के 
साथ - साथ चलते हुये हदुद पथ्थर मौजा निवारसी व धनौरा जाटान लाडवा पर टकराती है । फिर पूर्व की तरफ मुडकर मौजा 
धनौरा जटान की मुस्तील नं0 73 व खसरा नं0 10 पर मिलती है । जहां से नगरपालिका की प्रस्तावित सीमा शुरू होती है । 


आनन्द एम. शरन , 
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग । 


HARYANA GOVERNMENT 
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT 

Notification 

___ The 8th February, 2017 
No. 18 /20/2017 - 3C1. — In exercise of the powers conferred by Sub -section ( 1 ) and (2 ) of Section 4 of 
the Haryana Municipal Act 1973 ( Act 24 of 1973 ) the Governor of Haryana hereby declares his intension to 
include within the limits of Municipal Committee, Ladwa in District Kurukshetra , the area lying between 
the existing boundary as defined in erstwhile Haryana Government, Urban Local Bodies Department notification 
No. 4 /71/2006 - 3C1, dated 03 -05 - 2007 and the boundaries now proposed as specified in the schedule given below . 

Any inhabitant in the said Municipal Committee of the Local area in respect of which this notification is 
published , who objects to the proposed inclusion of the said area , may submit his objection , if any , in writing through 
the Deputy Commissioner, Kurukshetra to the Principal Secretary to Government Haryana , Urban Local Bodies 
Department, Chandigarh with in a period of six weeks from the date of publication of this notification in the Official 
Gazette , after the expiry of which the State Government shall not take such objection into consideration : 

SCHEDULED OF BOUNDARY 
NORTH :- Proposed Municipal Limit starting from Musteel Number 73 Khasra Number 10 of Dhanora Jattan towards 
East in a straight line upto Musteel Number 71 Khasra Number 6 / 1 then downwards in south direction in a straight line 
acrossing the Rakshi chautang and upto Musteel Number 22 Khasra Number 1 and then turn towards East upto Musteel 
Number 22 Khasra Number 2 then downward in south direction in a straight line upto Musteel Number 22 Khasra 
Number 13 of Village Dera and turn towards east in straight line upto Musteel Number 44 Khasra Number 15 of Moja 
Ban . 
EAST :- Starting from Musteel Number 44 Khasra No. 15 of Moja Ban towards south in a straight line and acrossing 
the S . K . Road upto Musteel No . 68 Khasra No . 25 then turn towards West upto Musteel No . 84 Khasra No. 3 of Moja 
Ban after that turn towards south in a straight line upto Musteel No . 9 Khasra No . 13 of moja Budha then turn towards 
east upto Musteel No. 9 Khasra No . 15 / 2 then turn towards south upto Musteel No. 23 Khasra No . 16 ofMoja Budha 
after that turn towards West and going along with boundary line of village Budha in straight line upto Musteel No. 8 
Khasra No. 19 . 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA .), FEB . 8 , 2017 (MAGH. 19 , 1938 SAKA) 


339 


SOUTH :- Starting from Musteel Number 8 Khasra No. 19 of Moja Budha towards west along with the boundary line 
of Moja Ladwa and acrossing the Ladwa Indri road to Musteel No . 8 Khasra No. 10 /2 of Moja Bapada then turn 
downwards along with Indri road and passing through Khasra No. 8 / 10 /2 , 8 / 11/ 1, 8 / 16 / 1, 8 / 21 and 17 /1 , 17 /10 , 17 /20 , 
17 / 21 then turn towards west upto Musteel No. 7 Khasra No . 25 /2 to 21 . Then downwards upto Trinjunction pillar of 
Moja Brachpur, Ladwa and Bapda . Then starts turn Trinjunction pillar to along with boundary line of ladwa Moja after 
acrossing the Rakshi chautang ofMoja Ladwa upto Musteel No. 46 Khasra No. 5 ofMoja Ladwa. 
WEST :- Starting from Musteel Number 46 Khasra No. 5 of Moja Ladwa to down wards along with Rakshi Chautang 
Nala upto Musteel No 111 Khasra No. 17 , 18 then towards North in a straight line Ladwa Pipli road upto Musteel 
No. 69 Khasra No. 8 of Moja Niwarsi then turndary and going along Rakshi Chautang meets on trinjunction piller of 
Moja Niwarsi, Dhanora Jattan , Ladwa. Then turn towards east meets at Musteel No. 73 Khasra No. 10 of 
Moja Dhanora Jattan where the proposed Limit of Municipal Committees Starts . 


ANAND M . SHARAN , 
Principal Secretary to Government Haryana , 

Urban Local Bodies Department. 


54999 - C . S . - H .G . P ., Chd. 


